NUA 


रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L .-33004/99 


AUDI 


: 


| HRIKANTRite 


भारतको राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 - Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं. 816] 
No. 816 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , अगस्त 4 , 2005 / श्रावण 13 , 1927 
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST4, 2005/SRAVANA 13, 1927 


श्रम और रोजगार मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2005 
का . आ . 1094( अ). - केंद्रीय सरकार, लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि नियम , 1978 
के नियम 3 के उपनियम ( 1 ) के खंड ( क ) और नियम 4 के उपनियम ( 2 ) के साथ पठित लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम 
अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 ( 1976 का 61) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम और 
रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का . आ . 200 ( अ ), तारीख 19 फरवरी, 2003 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में , क्रम संख्यांक 1, 2, 3 और 4 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्यांक और 
प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-- 
" 1. श्री आर. पी. मलिक , 

अध्यक्ष 
ए -16, निर्माण विहार, 

दिल्ली - 1100921 
2. महानिदेशक ( श्रम कल्याण ), 

उपाध्यक्ष 
श्रम और रोजगार मंत्रालय, 

( पदेन ) 
भारत सरकार, नई दिल्ली । 
3. वित्तीय सलाहकार , 

सदस्य 
श्रम और रोजगार मंत्रालय , 

( पदेन ) 
भारत सरकार , नई दिल्ली । 

केंद्रीय सरकार का नामनिर्देशिती 
4. मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय ) , 

सदस्य 
श्रम और रोजगार मंत्रालय, 

( पदेन ) 
भारत सरकार , नई दिल्ली । 

केंद्रीय सरकार का नामनिर्देशिती " 
2. अध्यक्ष समिति की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा । 

[ सं. यू-23012/ 03 / 2002 - डब्ल्यू . II ( सी ) ] 

मनोहर लाल, महानिदेशक ( श्रम कल्याण )/ संयुक्त सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. का . आ . 200( अ ), तारीख 19 फरवरी, 2003, भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, खंड 3, उप - खंड ( ii ), तारीख 

19 फरवरी, 2003 में प्रकाशित की गई थी । 


2339 GI/ 2005 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — SEC. 3( 11)] 


- - - 


MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 4th August, 2005 


S . O . 1094 ( E ). — În exercise of the powers conferred by Section 6 of the Iron Ore Mines , Manganese Ore Mines 
and Chromepre Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 (61 of 1976 ), read with clause (a ) of sub - rule ( 1) of rule 3 and sub 
rule (2 ) of rule 4 of the Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and ChromeOre Mines Labour Welfare Fund Rules, 1978 , 
the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Labour and Employment, number S. O . 200 (E ) dated the 19th February , 2003 , nanely : 

In the said notification , for serial numbers 1, 2 , 3 and 4 and entries relating thereto , the following serialnumbers 
and entries shall respectively be substituted , namely : 
“ 1. Shri R . P.Malik , 

Chairman 
A - 16 , Nirman Vihar , 
Delhi- 110092 
Director General (Labour Welfare ), 

Vice - Chairman 
Ministry of Labour and Employment, 

(Er-officio) 
Government of India , New Delhi . 
Financial Advisor, 

Member 
Ministry of Labour and Employment, 

(Ex-officio ) 
Government of India ,New Delhi . 

Nominee of Central Government 
Chief Labour Commissioner ( Central), 

Member 
Ministry of Labour and Employment, 

( Ex -officio ) 
Government of India , New Delhi. 

Nominee of CentralGovernment" 
2 . The Chairman shall hold office for the remainder period of tenure of the Committee. 

(No . U -23012 /03 /2002 -W . I (C )] 

MANOHAR LAL , Director General (Labour Welfarc )/ Jt. Secy. 
Note : The principal notification number S.O . 200 (E ) dated the 19th February , 2003 was published in the Gazette of India , 

Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section ( ii ), dated the 19th February , 2003. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


